सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 चैत्र , 19 3 8 ( श० ) 


संख्या 3 0 3 राँची , गुरुवार , 


31 मार्च, 2 0 16 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 


16 फरवरी , 2016 


संख्या -11 /क०च०आ०-16 - 06/ 2013 का०1404-- झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 
अधिनियम , 2008 ( झारखंड अधिनियम 16 , 2008 ) की धारा 12 की उपधारा (i) में प्रदत्त शक्ति के 
आलोक में कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 8566 दिनांक 
28 सितम्बर, 2015 द्वारा गठित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ( इंटरमीडिएट /10 + 2 स्तर ) 
संचालन नियमावली , 2015 को इस नियमावली के नियम -15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर 
निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है : 


1 ) झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ( इंटरमीडिएट /10 +2 स्तर ) संचालन नियमावली , 

2015 के नियम 7 (iii) के नीचेनिम्नांकित प्रावधान अंतःस्थापित किया जाता है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 31 मार्च, 2016 


नियम 7 (iii) ( क) - आयोग पद विशेष के लिए उस सेवा /संवर्ग की नियमावली में यथा विहित 
अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित कौशल परीक्षण कर सकेगा । 


नियम 7 (iii) ( ख) - आयोग पद विशेष के लिए उस सेवा / संवर्ग की नियमावली में यथा विहित 
कम्प्यूटर ज्ञान/ कम्प्यूटर की सामान्य योग्यता /कम्प्यूटर चालन परीक्षण का मापदण्ड अपने स्तर 
पर निर्धारित कर सकेगा । 


नियम 7 (iii) ( ग) - जिन पदों के लिए उस सेवा/संवर्ग की नियमावली में टंकण जांच कौशल 
परीक्षण के रूप में विहित है, उनमें उम्मीदवारों को हिन्दी में 25 ( पच्चीस ) शब्द प्रति मिनट की 
गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा । इसमें उत्तीर्णता प्राप्त 
करने के लिए 2 % ( दो प्रतिशत ) से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार 
को आयोग द्वारा अयोग्य करार दिया जायेगा । 
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ( इंटरमीडिएट /10 + 2 स्तर ) संचालन नियमावली , 
2015 के नियम 7 (ii ) के संदर्भ में निर्मित अनुसूची - 1 को विलोपित करते हुए संलग्न अनुसूची 
- 1 प्रतिस्थापित की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

रतन कुमार, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 31 मार्च, 2016 
इंटरमीडिएट / 10 +2 शैक्षणिक योग्यता वाले पदों की अनुसूची -1 


(नियम - 7 ) 


क्रं . 


विभाग का नाम 


पद का नाम 


शैक्षणिक योग्यता ( सरकार द्वारा 
मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त करना 

अनिवार्य ) 


कौशल एवं अन्य 

परीक्षण 


___ 4 


| 1 


पर्यटन विभाग 


स्वागतक 


इंटरमीडिएट / 10 + 2 


कम्प्यू टर की 
सामान्य योग्यता 

परीक्षण 


2 स्वास्थ्य , चि0शि0 एवं 

प0क0 विभाग 


| बी0सी0जी0 
दलनायक 


इंटरमीडिएट विज्ञान , राज्य क्षय रोग प्रदर्शन 
एवं प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षित । 


स्वास्थ्य परिदर्शक 


| इंटरमीडिएट विज्ञान , राज्य क्षय रोग प्रदर्शन 
एवं प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षित । 


स्टाफ नर्स ग्रेड - ए 


10 +2 या आई0एस0सी0 ( पी0सी0बी0 ) के 
साथ तथा 3 वर्ष 6 माह का जी0एन0एम0 
( जेनरल नर्सिंग मिडवाईफरी) प्रशिक्षण 
उत्तीर्ण एवं झारखण्ड नर्सिंग काउंसिल में 
निबंधित । 


संगणक 


किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय /इंडरमीडिएट काउंसिल या 
मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम 
इंडरमीडिएट (विज्ञान) कक्षा उत्तीर्ण । 


कम्प्यूटर चलाने की 
सामान्य योग्यता 
परीक्षण । 


बहुद्देशीय स्वास्थ्य । 

| 10 + 2 विज्ञान या समकक्ष 
कार्यकर्ता 


कीट संग्रहकर्ता 


10 + 2 विज्ञान या समकक्ष 


लेबोरेटरी असिस्टेंट 


रसायन शास्त्र के साथ इंटरमीडिएट या 
समकक्ष 


कम्प्यूटर का ज्ञान । 


| 3 श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण सहायक परिचारिका मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से कला , विज्ञान 
विभाग 

( ए0एन0एम0 ) या वाणिज्य में इंटरमीडिएट स्टाफ नर्सिंग ग्रेड 

ए का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य । 


राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 31 मार्च, 2016 
अमीन 

इंटरमीडिएट/10 + 2 तथा औद्योगिक प्रशिक्षण 

संस्थान से सर्वेयर का प्रमाण पत्र 
राजस्व कर्मचारी 

इंटरमीडिएट /10 +2 


पंचायत सचिव 


| इंटरमीडिएट /10 + 2 


कम्प्यूटर योग्यता 
एवं चालन परीक्षण 


पंचायती राज , 
एन0आर0ई0पी0 (विशेष 

प्रमंडल ) विभाग 
16 | वन एवं पर्यावरण विभाग 


राजस्व कर्मचारी 


| इंटरमिडीएट /10 + 2 


7 जल संसाधन विभाग 


परिभ्रमक/ संग्राहक 


8 | पशुपालन एवं मत्स्य विभाग | गणक 


इंटरमीडिएट/10 +2 
गणित/ अर्थशास्त्र में किसी एक विषय में 
10 + 2/ इंटरमीडिएट 


प्रयोगशाला सहायक | इंटरमीडिएट ( जीव विज्ञान के साथ ) 


पशुधन सहायक 


इंटरमीडिएट ( जीव विज्ञान के साथ ) 


प्रवैधिक सहायक 


इंटरमीडिएट ( जीव विज्ञान के साथ ) 


9 


सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग | इकाई लिपिक एवं 

समकक्ष पद 


इंटरमीडिएट /10 + 2 उत्तीर्ण 


कम्प्यूटर पर हिन्दी 
टंकण परीक्षण 


10 योजना एवं विकास विभाग | कनीय क्षेत्रीय 

अन्वेषक 


इंटरमीडिएट (गणित के साथ ) 


11 


इंटरमीडिएट/10 +2 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग 


क्षेत्रीय कार्यालय 
लिपिक/लिपिक - सह 
टंकक/ अन्य लिपिकीय 


कम्प्यूटर पर हिन्दी 
टंकण परीक्षण 


सेवा 


सचिव , 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार 
तथा राजभाषा विभाग । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 3 0 3 – 50 । 


